" 


RAI 


Int 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ, 1939 ( श०) 


संख्या- 49 राँची, गुरुवार , 


1 फरवरी , 2018 (ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
19 दिसम्बर , 2017 


संख्या - 8/ अधि./ 104/ 2012 न. वि . आ .- 7775-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम- 2011 के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा “ झारखण्ड 
नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली -2012 " के अध्याय-4 नियम-18 (2)(क) में निम्न 
रूपेण संशोधन करते है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 1 फरवरी , 2018 


3 


4 


नियमावली अधिसूचित नियमावली में किया गया 

संशोधित प्रावधान 
का नियम 

प्रावधान 
2 
अध्याय 

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जब तक वह | ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जबतक 
18 (2) (क ) अधिनियम एवं इस नियमावली या वह अधिनियम एवं इस नियमावली 

तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 
अधीन अयोग्य घोषित न हो , उस के अधीन अयोग्य घोषित न हो , उस 
नगरपालिका अथवा उसके प्रादेशिक नगरपालिका के किसी भी निर्वाचन 
निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित 
निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा होने के लिए पात्र होगा जिसकी 
जिसकी मतदाता सूची में उसका मतदाता सूची में उसका नाम 
नाम सम्मिलित है । 

दर्ज हो । 


2. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा | 
3. " झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली -2012 के अध्याय-4 नियम 
18 (2) ( क) “ में संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 को 
मद संख्या-1 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 49 -- 300 


